Et poto 221 


REGISTERED No, D . 221 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

m 11 - 3 - - 393 ( ii) 
PART II — Section 3 - Sub -section ( 11 ) 

erfonte de estas para 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


# 152 ] 
No. 152 ) 


a farrat, arraferuit, 23, 1970/darrer 3, 1892 
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 1970 /VAISAKHA 3, 1893 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paglog la given to this part in order that it may be Aled 

28 e separate compilation . 


VYM 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and tosurance ) 

NOTIFICATION 


CUSTOMS 


New Delhi, the 23rd April 1970 
S . O . 1521. - In exercise of the powers conferred by sub - acction ( 1 ) of section 4 of the Customs 
Act, 1962 ( 52 of 1962), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column 
( 1 ) of the Table below to be Collectors of Customs for the areas mentioned in the corresponding 
entry in column (2 ) of the said Table 

LABLE 


Designation ofOfficer 


Area 


(i) Collector (Preventive ), Bombay Custom 

Housc . 


Bombay , Thana and Kolabe districts in the 

State of Maharashtra , 
Bombay, Thana and Kolaba districts in the 

State of Maharashrte . 


( ii) Additional Collector (Preventve ), Bombay 

Central Excise Collectoratc . 


( 683 ) 


684 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II . 


- - - - - - - - 
( iii) Additional Collector ( Preventive ), Madras Areas within the jurisdiction of the Collector 
Custom Housc . 

of Customs, Madras , as specified in the 
notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No , 36, Customs, dated the Ist 

February , 1963 . 
fiv ) Additional Collector ( Preventives, Madras Areas within the jurisdiction of the Collector 
Central Excise Collectorate , 

of Central Excise, Madras , as specified in 
rule 2 ( ii )( A)( c) of the Central Excise 

Rules , 1944 , 
(v ) Additional Collector (Preve live ), Baroda Areas within the jurisdiction of the Collector 
Central Excise Collectoratc . 

of Central Excisc, Baroda , as specified in 
Rule2(ii)( Alfa ) of the Central Excis 

Rues , 1944 . 
( vi) Additional Collector ( Preventive ), Cochin Areas within the jurisdiction of the Collector 
Customsand Central Excise Collectorate of Customs and Central Exc78c, Cochin , as 

specified in Rule 2 (ii)( A )( p ) of the Central 
Excise Rules , 19 .14 . 


--- - - - - --- - - 


- - 


-- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No. 44/ F. No. 22/ 4/ 70- Cus . IV . ] 

M. G . ABROL , Jt . Secy . 
वित्त मंत्रालय 
( राज व पोर जीमा विभाग ) 

प्रधिसूच । 

मोमा शुल्क 
नई दिल्ली , 23 अप्रैल 1970 


एस प्रो0 1521 - - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ 
। । 1 ) में पणित अधिकारियो को उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) मे की तत्स्थानी प्रविष्टि में यणित क्षेवो 
के लिए एतद्वारा सीमा शुल्क नियुक्त करती है . - - 


सारणी 


अधिकारी का पदाभिधान 


क्षेत्र 


(i ) कलक्टर (निवारक ) , म बई सीमा शुल्क महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, थाना और कोलाया 
गृह । 

जिले । 
( ii ) अपर कलक्टर ( निवारक ), मुम्बई मीमा महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, थाना और कोलाबा 
केन्द्रीय उत्पाद शल्क कलक्टरी । 

जिले । 


SEC . 361 )] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


685 


HA 


(ii ) अपर कलक्टर (निवारक ) , मद्रास सीमा सीमा शुल्क कलक्टर , मद्रास , की अधिकारिता 
शुल्क गृह । 

में के क्षेत्र , जैसा कि भारत सरकार के वित्त 
मन्त्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना 
सं० 36, सीमा शुल्फ , तारीख 1 फरबरी , 

1963, में निर्दिष्ट है । 
( 4 ) अपर कलक्टर ( निधारक ) , मद्रास केन्द्रीय केन्द्रीय उत्पाद शल्क कलक्टर, मद्रास की अधि 
उत्पाद शुल्क कलक्टरी । 

कारिता में के क्षेत्र , जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क नियम , 1944 के नियम 2 ( ii ) ( क ) 

( ग ) में विनिर्दिष्ट है । 
( 5 ) अपर मलक्टर (निवारक ) , बड़ौदा केन्द्रीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर , बड़ौदा की अधि 
उत्पाद शुल्क कलक्टरी । 

कारिता में के क्षेत्र , जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क यिम , 1944 के नियम 2 (ii ) ( क ) 

( क ) में विनिर्दिष्ट है । 
( 6 ) अपर कलक्टर (नियारक ) , कोचीन सीमा सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी, 
शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी । कोचीन, की अधिकारिता में के क्षेत्र, जैसा कि 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 
27 ( ii) ( क ) ( त ) में विनिर्दिष्ट है । 


[ सं० 44/एफ० सं० 22/ 4/ 70 -सी० शु० IV] 

एम . जी . अबोल , संयुक्त सचिव । 


FRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1970 


